Farii ) 


HARYANA GOVT . GAZ ., JUNE 28 , 201! (ASAR ? , 1933 SAKA) 


785 


सिंचाई विभाग 


घोषणा 


दिनांक 8 जून, 2011 


संख्या 6935/2 एल०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्चेपर, 
सार्वजनिक प्रयोजन ईमलोटा ड्रेन आर ० डी ० 0 से आर० डी ० 7850 आउट फालिंग आर ० डी० 9200 बायें बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण के लिए 
गांव ईमलोटा, तहसील दादरी, जिला भिवानी में भूमि अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना हरियाणा गज़ट दिनांक 10 अगस्त, 2010 में सिंचाई 
विभाग अधिसूचना संख्या 8281/2एल०, दिनांक 22 जुलाई, 2010 के अन्तर्गत पेज संख्या 386-87 पर धारा 4 के तहत जारी की जा चुकी है । 

इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि की आवश्यकता उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे सम्बन्धित 
हैं तथा राज्यपाल हरियाणा, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, भिवानी को आगे निर्देश करते हैं कि भूमि अधिग्रहण नियम 
1894 की धारा 7 के तहत अपने कब्जे में ले लेवें । 


किसी भी कार्य दिवस को भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, भिवानी व कार्यकारी 
अभियन्ता, लोहारू जल सेवाएं मण्डल, चरखी दादरी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं /किला नं ० 


क्रम जिला 
संख्या 


नं ० 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि की एक पट्टी 7850 फुट लम्बी व 22.00 फुट 
चौड़ाई में जो कि सामान्तया पूर्व से पश्चिम दिशा 
की ओर जैसा कि मौके पर चिन्हित है तथा 
संलग्न सजरा प्लान में दिखाया गया है निम्नलिखित 
खसरा/किला नम्बरों में से गुजरती है । 


1 . 


भिवानी 


दादरी 


159 


32 


00 


91 


ईमलोटा 
( जारी ) 


6( 0-18 ), 7( 0-18), 8/1( 0-7 ) 


92 


6( 0-16 ), 7( 0-18), 8/1( 0-13), 9( 0-18 ), 10 ( 0-18 ) 


93 


6 ( 0-18 ), 7 ( 0-18), 8( 1-7 ), 9( 1-7), 10 ( 0-18 ) 


94 


6 (0-18), 7 (0-18) , 8/1( 0-6 ), 8/2( 0-11), 9 (0-18), 
10मिन(0-9), 10मिन(0-9) 


95 


6/ 250-18), 7 (0-18), 8/1( 0-16), 8/2( 0-2) , 9 ( 0-18 ), 
10/2( 0-16 ) 


96 


6 (0-18), 7( 0-18 ), 8(0-18), 9( 0-18), 10( 0-16 ) 


Dent ! 


786 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 28 , zuii (ASAR . 7, 1933 SAKA ) 


Linda 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1. fart 


दादरी 


159 


32 


00 


97 


ईमलोटा 
( 417) 


6/1(0-7 ), 6/2 (0-11). 7/1(0-12 ), 7/2 (0-5 ), 8 (0-18 ) . 
9 (0-18 ), 10 (0-18 ) 


98 


8/1(0-1), 8/2 (0-10 ), 9 (0-18 ), 10 (0-18 ) 
780f7(0-1), 781699 (0-1), 782879 (0-1). 
7887 (0-1), 789ff7 (0-1) 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा। 


(5116 ). . 
अधीक्षक अभियन्ता, 


लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 8th June , 2011 


No. 6935 /2 - L.- Whereas, it appears to theGovernor of Haryana that land specified below is urgently needed by 
the Government, at public expenses , for a public purpose , namely , for CONSTRUCTION OF IMLOTA DRAIN FROM 
RD O TO RD 7850 OUT-FALLING AT RD 9200 - LEFT BADHWANA DISTRIBUTORY IN VILLAGE IMLOTA , 
TEHSIL CH . DADRI, DISTRICT BHIWANI for which the notification under Section 4 Land Acquisition Act, 1894 has 
been issued vide Haryana Government , Irrigation Department Notification No. 8281/2 -L , dated 22nd July , 2010 and 
published in Haryana Government Gazette on dated 10th August, 2010 Page No. 386-87 . 


It is hereby declared that the land in the locality, specified below is required for the above purpose . 


This declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for information of all to 
whom itmay concern. The Governor of Haryanahereby directs the Land Acquisition Collector,to take possession of the 
said land under Section 7 of the Land Acquisition Act , 1894 . 


Plans of the land may be inspected in the office ofthe District RevenueOfficecr-cum - Land Acquisition Collector , 
Bhiwani and Executive Engineer, Loharu Water Services Division , Charkhi Dadri. 


Specification 


Tehsil 


Sr. District 
No. 


Village Hadbast 

No. 


Area in 
Kanal Marla 


Rectangle /Khasra No./Killa No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 7850 feet in 
length and 22.00 feet in width generally 
moves from East to West as shown on 
Sajra plan and demarcated at site passing 
through following Khasra Nos./Killa Nos. 


PARTIT 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 28 , 2011 (ASAR . 7 , 1033 SAKA ) 


787 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Bhiwani 


Ch . Dadri Imiota 


159 


32 


00 


91 


6 (0-18 ), 7 (0-18 ), 8/1 (0-7 ) 


92 


610-16 ), 7 (0-18 ),81(0-13), 9 (0-18 ), 10 (0-18 ) 
93 
6 (0-18), 7 (0-18 ), 8 ( 1-7), 9 ( 1-7), 1070-18 ) 
94 


6 ( 0-18 ), 7 (0-18 ), 8/1 ( 0-6 ), 8/2 (0-11 ), 9 (0-18 ), 
10min ( 0-9 ), 10min (0-9 ) 


95 


6/2 (0-18 ) , 7 (0-18 ), 8/1 (0-16 ), 8/2 (0-2 ), 
9 (0-18 ), 10/2 (0-16 ) 


Į 


96 


6 (0-18 ), 7 (0-18 ), 8 (0-18 ).9 (0-18), 10 (0-16 ) 


97 


6/1 ( 0-7 ), 6/2 (0-11 ), 7/1 (0-12 ), 7/2 (0-5 ), 
8 (0-18 ), 9 ( 0-18 ), 10 (0-18) 


98 


8/1(0-1 ), 8/2 (0-10 ), 9 (0-18 ), 10 (0-18 ) 
780min (0-1), 781min (0-1), 782min (0-1 ), 
788min (0-1), 789min (0-1) 


By the order of Governor of Haryana . 


( Sd.)... 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


48637_ - C.S.H.G.P ., Cad . 


